निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 18 भाद्र 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 733 ) पटना , शुक्रवार , 9 सितम्बर 2016 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 

1 जुलाई 2016 
सं0 14 / एम7 -41 / 2015 - 877 — बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय, 
गर्दनीबाग / गुलजारबाग , पटना के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापिकाओं को प्रथम वृत्ति उन्नयन, द्वितीय वृत्ति उन्नयन 
तथा तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन में प्रदान की गयी स्वीकृति हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या - 697 
दिनांक 26. 05 .2016 में निम्नवत् आशिंक संशोधन की जाती है: 

1. अधिसूचना के कॉलम - 5 में पुनरीक्षित वेतनमान 15,600 - 39 ,100का ए. जी . पी. की राशि 7000 देय होगा । 

2. अधिसूचना के कॉलम - 6 में पुनरीक्षित वेतनमान 37,000 -67,000के स्थान पर 37, 400 - 67,000 पढ़ा जाय 
तथा इस वेतनमान का ए. जी . पी. की राशि 9000 देय होगा । 

3. अधिसूचना के कॉलम -7 में पुनरीक्षित वेतनमान 37 , 400 - 67 ,000 का ए. जी. पी . की राशि 10, 000 देय होगा । 

4. क्रमांक 34 में उल्लेखित श्रीमती पुतुल रानी, सेवानिवृत सहायक प्राध्यापिका, राजकीय महिला महाविद्यालय , 
गर्दनीबाग, पटना को द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन में वेतनमान 12000 - 18300 का पुनरीक्षित वेतनमान 37400 - 67000 
का ए0जी0पी0 9000 तथा तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की प्रद्त तिथि 14.04. 2011 के स्थान पर 31. 10. 
2009 पढ़ा जाए तथा प्रद्त ए०जी०पी० 9000 के स्थान पर 10, 000 पढ़ा जाय । 

5. क्रमांक 26 में उल्लेखित श्रीमती भ्रमर चौधरी , सेवानिवृत सहायक प्राध्यापिका, राजकीय महिला 
महाविद्यालय, गर्दनीबाग , पटना की योगदान / नियुक्ति की तिथि 25.12.1975 के स्थान पर 05.11.1973 पढ़ा जाए तथा 
द्वितीय सुनिश्चित वृति उन्नयन की तिथि 25. 12. 1999 के स्थान पर 09. 08 .1999 पढ़ा जाए । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 9 सितम्बर 2016 
6. क्रमांक 43 में उल्लेखित श्रीमती वर्णाली बसाक , सहायक प्राध्यापिका, राजकीय महिला महाविद्यालय , 
गर्दनीबाग , पटना की योगदान / नियुक्ति की तिथि 07. 03. 1998 के स्थान पर 04.03.1998 पढ़ा जाए । 

7 . क्रमांक 77 में उल्लेखित डॉ० ( श्रीमती) रंजीता, सहायक प्राध्यापिका, राजकीय महिला महाविद्यालय, 
गुलजारबाग, पटना की योगदान / नियुक्ति की तिथि 11. 03. 1998 के स्थान पर 11. 03.1999 तथा प्रथम सुनिश्चित वृति 
उन्नयन की तिथि 01.01.2009 के स्थान पर 11 .03.2009 पढ़ा जाए । 

8. क्रमांक 78 में उल्लेखित डॉ० (श्रीमती) विनीता कुमारी, सहायक प्राध्यापिका, राजकीय महिला महाविद्यालय, 
गुलजारबाग , पटना की प्रथम सुनिश्चित वृति उन्नयन की तिथि 01. 01. 2009 के स्थान पर 28.05.2009 पढ़ा जाए । 

9. क्रमांक 79 में उल्लेखित डॉ० (श्रीमती ) कुमारी निमिषा, सहायक प्राध्यापिका , राजकीय महिला महाविद्यालय, 
गुलजारबाग, पटना की योगदान / नियुक्ति की तिथि 27. 05. 1999 के स्थान पर 29. 12 .2001 तथा प्रथम सुनिश्चित वृति 
उन्नयन की तिथि 01. 01.2009 के स्थान पर 29.12. 2011 पढ़ा जाए । 
शेष यथावत रहेगा । 

आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , →टना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 733 - 571 +50 - डी0टी0जी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic .in 


